निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 251 ) पटना , वृहस्पतिवार , 31 मार्च 2016 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

14 मार्च 2016 
सं0 18 / मा०अं०प्र० - 02 / 2016 - 564 (18) / स्वा० — चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, 
भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों के अनुश्रवण तथा मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कार्यों का 
निष्पादन करने वाले अस्पतालों के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार , सचिव , स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना को समुचित 
प्राधिकारी ( Appropriate Authority ) के रूप में अधिसूचित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर चन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 251- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


